रजिस्ट्री सं० डी० 221 


REGISTERED No. D . 221 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


अनाधारण 


EXTRAORDINARY 


खण्ड I - - भाग 1 


PART - -Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 83] 


मई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 18, 1972/ चैत्र 29, 1894 


No 83 ] 


NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 1972 / CHAITRA , 29, 1894 


इस भागमें भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separate paging is given to this part in order that it may be fled 

as a separate compilation 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

PUBLIC NOTICE 


EXPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 18th April 1972 
SUBJECT .— Export of Pure Silk Yarn . 


No. 6 - ETC( PN) / 72. - Reference Ministry of Foreign Trade s Export Trade 
Contral Order No. E ( C ) 0 , 1968 / AM( 75 ) dated the 18th April, 1972 amending the 
provisions of the aforesaid Order , 


2 . It is notified for information of the trade that with Immediate effect export 
of Pure Silk Yarn has been brought under export control and its export will be 
allowed " On Merits ." 


M . M . SEN, 
Chief Controller of Imports and Exports . 


( 64T 


642 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART [ - SEC . 1 ) 

... 


विवेश व्यापार मंत्रालय 


मार्वजनिक पचना 


निर्यात पापा नियंत्रण 


नई दिल्ली , 18 अप्रैल , 1972 
विषय : - -विशुद्ध रेशमी रेगे का निर्यात । 


सं06 -- ई० टी० सी ( पी० एन० )/ 72 . - - संदर्भ -विदेश व्यापार मंत्रालय के निर्यात 
व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या: ई ( सी ) श्रो , 1968/एम ( 75 ), दिनांक 18 अप्रैल , 1972 उपर्युक्त 
भादेश की व्यवस्थाओं में संशोधन करते हए । 

2 . व्यापारी की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विशुद्ध रेशमी रेशे के । 
निर्यात को तत्कालनिर्यात नियंत्रण के अन्तर्गत ला दिया गया है और इस के निर्यात की स्वीकृति "पात्रता 
के प्राधार " पर दी जाएगी । 


एम० एम० सेन , 
मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELAT, 1972 


